PART I 1 


HARYANA GOVT GAZ:, JUNE 8, 1982 (1YST: 18 , 1904 SARA) 


1357 


क्रमांक 400 - ज ( I ) -82/12311 .-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की.धारा-2 ( ए ) ( 1 ) तया 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 

हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती लीला वन्ती , विधवा श्री हरी दास, गांव बराडा , तहसील व जिला 
.अम्बाला , को खरीफ 1965 से रदी 1970 तक 100 रुपये वार्षिक खरीफ 1970 से.खरीफ़ 1979 तक 150 रुपये वार्षिक 
तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक. कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 6 मई, 1982 


1980 से 


क्रमांक 682 - ज (II )-82/15783.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए 

हरियाणा के राज्यपाल श्री बलदेव सिंह , पुत्र श्री शिव लाल , गांव मोरखेड़ी , तहसील व जिला रोहतक 
को रबी, 1975 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 

300 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

दिनांक 10 माई, 1982 
नांक 260 -ज(I ) -82/16103.-- पूर्वीपंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)( 1ए ) तथा ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती धर्म कौर, विधवा श्री पूर्ण सिंह , गांव गणेशपुर, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला , 
फो खरोफ, 1974 से खरीफ़ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध 
जागीर सनद में दी गई शर्तो के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 13 मई , 1982 


क्रमांक.676 -ज ( II ) -82/16644 .-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
प्रपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती दुर्गा देवी, विधवा श्री शिव राम, गोव नीलोखेड़ी , तहसील व जिला करनाल को खरीफ 
1981 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ! 


दिनांक 17 मई, 1982 


क्रमांक 491 --ज-(I) -82/16981.- श्री किशनाराम, पुत्र श्री अगडी राम , गांव खेडी बूरा, तहसील ची दादरी, जिला 
भिवानी की दिनांक 9 मार्च, . 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूपं हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 (ए ) ( 1 ) 
तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री किशनाराम को मुब्लिग 300. रुपये वार्षिक की जागीर जो 
उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12752 -जे.-एन.-III - 65 / 1422, दिनांक 28 जनवरी, 1966, अधिसूचना 
क्रमांक 5041-प्रार- III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 789-6-79/ 44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 1979; 
द्वारा मंजूर की गयी थी , अब उसकी विधवा श्रीमती घोघड़ी के नाम खरीफ , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 489 -ज-( I ) -82/17005.-- श्री राम रतन , पुत्र श्री ठण्डी राम, गांव बेरला , तहसील चरखी दादरी , जिला 
भिवानी को दिनांक 10 जनवरी , 1979, को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि . उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4. एवं 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राम रतन को मुब्लिग 
150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 12406-जे. एन.- III -65 / 11581; 
दिनांक 27 दिसम्बर , 1965 तया अधिसूचना क्रमांक 5041-प्रार- III- 70/ 29505, दिनांक 

8 दिसम्बर , 1970, द्वारा 
मंजूर की गयी थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सरवन के नाम खरीफ़ , 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 
300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में री गई भर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


- 


